निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 अग्रहायण 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1304) पटना , बुधवार, 2 दिसम्बर 2015 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

1 दिसम्बर 2015 
सं0 4 / क्षे०स्था0 जन0 ( एन0पी0आर0 आधार) - 06 / 15 - 684(4) / रा० — नागरिकता (नागरिकों का 
पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली 2003 के नियम 3 उप नियम 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार , नागरिक रजिस्ट्रीकरण , गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा निर्गत 
परिपत्र सं0 - 2, दिनांक 17.07.2015 तथा परिपत्र सं0 - 3, दिनांक 29.07.2015 के आलोक में बिहार राज्य में राष्ट्रीय 
जनसंख्या रजिस्टर (एन0पी0आर0 ) के डाटाबेस को अद्ययतन करने और आधार संख्या को एन0पी0आर0 डाटाबेस में 
सम्मिलित करने का कार्य की अवधि दिनांक 01.12.15 से 31.12.2015 तक निर्धारित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

व्यास जी , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1304 - 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


